निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 550 ) 


21 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 11 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2018 
सं० 7 / डी1 - 3010 / 96 सा0प्र0 - 5949 — विधि विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 3447 दिनांक 03.05.2018 के 
आलोक में विधि सचिव - सह - विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक श्री 
जितेन्द्र कुमार , विशेष सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार , पटना को अपने ही वेतनमान में अपने 
कर्तव्यों के अतिरिक्त विधि सचिव - सह - विधि परामर्शी की वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन सहित अतिरिक्त प्रभार प्रदान 
की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 550-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


